निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 7 आश्विन 1938 ( श0 ) 
( संo पटना 801 ) पटना , वृहस्पतिवार , 29 सितम्बर 2016 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

28 सितम्बर 2016 
सं0 6844 / न0वि0एवं0आ0वि0विभागीय अधिसूचना संख्या - 270 दिनांक 12.01. 2016 द्वारा नगर निकाय 
कर्मियों को पंचम / षष्ठम वेतनमान में अपुनरीक्षित वेतनमान के प्रतिस्थानी वेतनमान के फिटमेन्ट करने हेतु सशर्त 
अनुशंसा प्रदान करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया गया था । उक्त समिति के सदस्य श्री अजय कुमार 
पाण्डेय , उप - सचिव के स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप उक्त समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किया जाता है: 
(1 ) श्री जय प्रकाश मंडल, 

अध्यक्ष, 
विशेष सचिव - सह - विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, 
नगर विकास एवं आवास विभाग । 
श्री विनोदानंद झा , 

सदस्य, 
उप निदेशक , नगर विकास एवं आवास विभागं । 
(3 ) श्री अरविन्द कुमार झा , 

सदस्य 
सहायक निदेशक , नगर विकास एवं आवास विभाग 
( 4 ) स्पर के एक प्रतिनिधि 

- सदस्य 
2. विभागीय अधिसूचना संख्या - 270 दिनांक 12.01. 2016 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा का 
क्षेत्र एवं अन्य शर्ते पूर्ववत रहेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

भरत झा , 
निदेशक - सह - सयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 801 - 571 +10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : //egazette .bih .nic .in 


